. . .. . ... .. . . ........ . . . .. .......... .... .. .... .... . .... . . ... . ... ..... ........ 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004 /99 


. 


.. .... . . .. . . . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART [ - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 63 ] 
No . 63] 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 7 , 2012 / फाल्गुन 17 , 1933 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2012 /PHALGUNA 17 , 1933 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 मार्च, 2012 


निधन - सूचना 
सं . 3 / 1 / 2012 - पब्लिक . - श्री एम. ओ. एच. फारूक , केरल के राज्यपाल का थोड़े से समय की अस्वस्थता 
| के बाद जनवरी 27, 2012 को रात 9. 20 बजे अपोलो अस्पताल, चेन्नई में निधन हो गया । 


2. आपका जन्म कारिकल में ( पांडिचेरी ) में सितम्बर 6 , 1937 को हुआ था । आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ 
नेता, पुड्डुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे । आपने सितम्बर 8 , 2011 को केरल के 
19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी । उससे पहले , आप जनवरी 21, 2010 से सितम्बर 7, 2011 तक झारखण्ड 
के राज्यपाल रहे थे । 

3 . आप एक अनुभवी नेता थे और एक विद्यार्थी के रूप में आपने 1953 - 54 के दौरान फ्रांस के एक उपनिवेश 
रहे पुड्डुचेरी की स्वतंत्रता के संघर्ष में हिस्सा लिया था । आपने अप्रैल 9 , 1967 से मार्च 6 , 1968 तक ; मार्च 17, 
1969 से जनवरी 3, 1974 तक और 1985 से 1990 तक पुड्डुचेरी संघ - राज्य - क्षेत्र के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा 

की थी । आप 1991 से 1992 के बीच केन्द्रीय सरकार के नागर विमानन और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में सेवारत 
रहे थे और आपने सऊदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा की थी । 

4. आप अपने पीछे एक पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गए हैं । 


राज कुमार सिंह , गृह सचिव 


735 GI/2012 


.. . . . - - .- . - - - 


- 


- . ... . .... 


.... 


. 


. .. . .... 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec. 1] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th March , 2012 


OBITUARY 
No. 3 /1 /2012 - Public . — Shri M .O .H . Farook , Governar of Kerala passed away at Apollo 
Hospital, Chennai at 9. 20 p.m . on January 27 , 2012 following a brief illness . 

2 . Born at Karikal (Pondicherry ), on September 6 , 1937, Shri Farook , was a Senior Congress 
Leader, former Puducherry Chief Minister and Union Minister of State . He was sworn in as the 19th 
Governor of Kerala on September 8, 2011. Prior to it he had held the post of Governor of Jharkhand 
from January 21 , 2010 to September 7, 2011. 

3. Shri Farook was a veteran leader and as a student he participated in the struggle for 
liberation of Puducherry from France during 1953-54 when it was a French Colony. He had served as 
Chief Minister of the Union Territory of Puducherry thrice from April 9 , 1967 to March 6 , 1968; March 
17, 1969 to January 3 , 1974 ; and from 1985 to 1990 . He was elected to Lok Sabha for three terms 
( 1991, 1996 and 1999 ) from Puducherry. He served as Union Minister of State for Civil Aviation and 
Tourism between 1991 and 1992 and had also served as Indian Ambassador to Saudi Arabia . 

4 . Shri Farook is survived by a son and two daughters. 


R . K . SINGH , Home Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Conſroller of Publications , Delhi-110054 . 


